रजिस्ट्री से .. जी . एल . - 28004/ 94 


REGD. NO. D . L . 33004/ 94 


-- 


! 


माप 


भारतका राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


PART II Section 3 — Sob -section (ii) 

भाग 1 - खड 3 - उप - चार ( 1 ) 


प्राधिकार प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - - EI 


- 


- 


सं . 238) 
No. 238 ] 


मई शिस्ती, बृहस्पतिवार, मई 12, 1994/वैशाख 22, 1916 
NEW DELHI , THURSDAY , MAY 12, 1994/VAISAKHA 22, 1916 


A 


- 


- 


m 


- 


- 


वित्त मंत्रालय 


( राजस्व विभाग ) 
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड 

अधिसूचना 
मई दिल्ली , 12 मई, 1994 


प्राय -कर 


का . प्रा . 36५ ( अ ). -- केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड , आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 295 धारा 
प्रवत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मायकर नियम , 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात : - - 


1. ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम प्रायफर (तीसरा संशोधन ) नियम, 1994 है । 

( 2 ) ये 1 जून, 1994 से प्रवृत्त होंगे । 
2 . आयकर नियम , 1962 में - - 
(i ) आयकर नियम , 1962 के नियम 12 के उपनियम ( 1 ) के खण्ड ( ख ) में - - 
( क ) उपखण्ड ( i) के पश्चात् निम्नलिखित उपखण्ड अंतःस्थापित किया जाएगा , अर्थात :---- 
" (ii ) जहां, भारत में निवासी किसी व्यष्टि की दशा में --- 

( अ ) उसकी कुल आय 1, 20, 000 रु . से अधिक नहीं है । 


1172 CI / 94 


THE GAZETTE OF INDIA - EXTRAORDINARY 


(PART IL- Sąc , 3( 1) ] 


( ग्रा ) उसकी कुल प्राय में " कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ " शीर्ष के अधीन मायकर से प्रभार्य प्राय 

सम्मिलित नहीं है ; और 
( E ) उसकी कुल प्राय में "गृह संपत्ति से प्राय " शीर्ष के अधीन के सिवाय कोई अनमीत मा प्रग्रनयन हानि या मोक 

__ सम्मिलित नहीं है, 
वहाँ प्ररूप सं . 2क में होगी और वह उसमें उपदर्शित रीति में सत्यापित की जाएगी : 

परन्तु निर्धारण वर्ष 1994- 95 के लिए निर्धारिती को , जिसे वह उप खण्ड लागू होता है, प्ररूप सं . 3 में विवरणी फाइल 
करने का भी विकल्प होगा । " 
( ख ) उपखण्ड (iii ) में , “ कारमार या वृत्ति के लाभ और प्रभिलाभ शीर्ष के अधीन मायकर से प्रभार्य प्राय सम्मिलित नहीं 

है " शब्दों के पश्चात् " और मामला खण्ड ( ii ) के अन्तर्गत नहीं पाता है " शब्द , कोष्ठक और अंक अंतःस्पापित किए 

जाएंगे । 
(ii ) परिशिष्ट 2 में, प्रल्प सं . 2 के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप अंतःस्थापित किया जाएगा , अर्थात् : 

आई०टी०एस०2क 
" प्ररूप से . २ 
[नियम 12( 1 ) ( ख)(ii ) और प्रायकर अधिनियम, 1961 देखिए ] 
यह विवरणी प्ररूप भारत में निवासी ऐसे व्यष्टि के लिए है जो निम्नलिखित सभी शर्ते पूरी करता है : 

( क ) कारबार या वृत्ति से कोई प्राय न हो , ( ख ) कुल भाय 1, 20, 000 रु . से अधिक न हो । ( ग ) गृह-संपत्ति के सिवाय 
पाय के किसी शीर्ष के अधीन कोई अपनीत या प्रग्रनयन हानि / मोक न हो । 
कृपया संलग्न अनुदेश सावधानी पूर्वक पढ़ें । 


भाग 1 


साधारण जानकारी 


1. निर्धारण वर्ष 


1/ 19/ 9 


1-19/ 


1 


2. स्थायी लेखा संख्यांक / 

जी . भाई . पार . सं . 
4. वाईसकिल विशेष रेंज 


3. जन्म तिथि 
5 . यदि संशोधित विवरणी है सो मूल विवरणी फाइल करने की तारीख 


और रसीव संख्याक 


6. नाम ( पहले उपनाम ) 
7. कार्यालय का पता 


टेलीफोन 


8, मावासीय पता 


टेलीफोन 


9. पिता का नाम ( पहले उपनाम ) 


- 


- 


भाग 2 


प्राय का विवरण 


क - वेतन (नियोजक से प्ररूप सं . 16 में प्रमाणपत्र संलग्न करें ) 
1. सकल वेतन (जिसमें कराधेय भत्ते वेतन के बदले परिलब्धियां और लाभ भी हैं ) 
2. घटाइए धारा 16 के अधीन कटौतियां 

( मानक कटौती / मनोरंजन भत्ता वृत्तिफ कर ) 


TATA II . - 


3 (ii ) ] 


भारत का संप्रका : असाधारण 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


. 


3. “वेतन " शीर्ष के अधीन प्राय ( 1 - 2 ) 
ब - गृह सम्पत्ति 
1. संपत्ति ( संपत्तियों ) का वर्णन 
2. किराए पर उठाने योग्य वार्षिक मूल्य / धार्षिक किराया ( जो भी अधिक हो ) 
3. घटाइए : धारा 23 के अधीन नई संनिर्मित 

मावासीय इकाईयों के लिए नगरपालिका कर और मोक 
4. धारा 24 के अधीन कटौतियां, जिसके अंतर्गत मग्रनीत हानियां भी सम्मिलित हैं 
5. "गृह संपत्ति से प्राय शीर्ष के अधीन हानि/ प्राय ( 2- 3-4 ) 


ग - पूंजी अभिलाभ 
1. अल्पकालिक पूंजी अभिलाम 
2. वीर्षकालिक पूंजी अभिधाभ 

3. पूंजी अभिलाभ शीर्ष के अधीन प्राय ( 1 + 2 ) 
प . अन्य स्रोतों से प्राय 

1. सकल ग्राम 
2. फटौतियां 
3. " अन्य स्रोतों से प्राय " शीर्ष के अधीन हानि/ भाय ( 1 -- 2) 
फु सकल कुल प्राय ( क 3 + ख 5 + 23 + 3 ) 
घ . 1. व्यक्ति का नाम, यदि कोई है, जिसकी प्राय कुल प्राय की संगणना में अध्याय 5 के निबंधनों के अनुसार सम्मिलित की 


(पहने उपनाम ) 


2. मद ख से 4 में सम्मिलित प्राय 


७ . बटाइए : 


प्रध्याय 6क के अधीन कटौतियां 


1. धारा - - के अधीन 


2. धारा- - के अधीन 


- 


3. धारा - - के अधीन 


4 . धारा - - के अधीन 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART -II --- SEC . 3( ii ) ] 


- 


H 


- 


- 


411 


- 


TRA 

- 


5. योग ( 1 + 2 + 3 + 4 ) 


ज . कुल प्राय 


म. पर प्रयोजनों के लिए शुद्ध कृषि प्राय 


- 


- 


- 


- 


भाग- - 3 करों का विवरण 


- 


- 


क . कुल पाय पर कर 

1. सामान्य दर पर 


2. विशेष दर पर 


ख . घटाइए : धारा 88/ 887 

के अधीन रिवेट 


ग. अधिभार सहित , यदि कोई हो , 

सदेय फर क -- - ख + अधिभार 


4. घटाइए : धारा 89/ 90/ 91 के अधीन राहत 


संवेय शुद्ध कर ( ग -- 4 ) 


4 . घटाइए : वर्ष के दौरान संवत्त कर 
( कर कटौती प्रमाणपत्र और पालाम । . . . . . . . . . . . 
सलग्न कीजिए ) 


. 


1. स्रोत पर की गई कर कटौती 
( क ) बेतन 


( ख ) कोई अन्य स्रोत . . . 


. 


. .. . . . . . ... 


2. संदत अग्रिम कर 
3. संपत्त कुल कर 
छ . अतिशेष संवय कर ( - - च . ) 
ज . जोडिए : धारा 2340 / 2347 / 234ग के अधीन सय ग्याज 
म . योग ( छ + ज ) 
ज . बटाइए : संवत्त स्वत :निर्धारण कर .. . 

( चालन संलग्न करें ) 


[ भाग - II- - 


- ( ii )] 


मारमा 


रापपद : असाधारण 


- - 


- 


- 


- 


८. संदेय कर/म्याज या शोध्य प्रतिदाय 

( झ - - ) 


भाग 4 छूट के लिए दावाकृत प्राय ( यौरे दीजिए ) 


भाग 5 संलग्न दस्तावेज 


संलग्न किए गए दस्तावेजों की संख्या और प्रकृति बताइए : 


सत्यापन 


- - - - -- ---- (पूरा और स्पष्ट प्रक्षरों में नाम ) सुपुत्र/ सुपुत्री श्री 

---- - - - - - - - - - सत्यनिष्ठापूर्वक घोषणा करता हूं कि इस विवरणी और इसके साथ 
उपायंघों और विवरणियों में दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही , पूर्ण है तथा सही - सही बताई गई है 
और यह निधारण वर्ष 19 9 से सुसंगत पूर्व वर्ष के लिए प्राय कर से प्रभायं प्राय की बाबत प्रायकर अधिनियम , 
1961 के उपबंधों के अनुसार है । 


तारीख - - - -- - - - --- 


ममताभर 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


[ सं . 9544/ फा . सं . 142/ 26/ 94-- - टी . पी . एस .] 

अखिलेश प्रसाद, निदेशक ( टी . पी . एल . ) 


MINISTRY OF FINANCE 

(Department of Rovenue ) 
CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 12th May, 1994 

INCOME-TAX 


S . O . 369 ( E ). In exercise of the powers conferred by section 295 ofthe Income- tax Act, 1961 (43 of 1961 ). 
the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amond thc Income -tax Rules , 1992 . 
namoly : 

1. (1 ) These rules may be called the Income-tax ( Third Amendment) Rules, 1994 . 

( 2 ) They shall come into force from the 1st of June , 1994 . 
2. In the Income-tax Rules, 1962 , 

(i) in sub -rule (1) of rule 12 of the Income-tax Rules, 1962 , in clause (b ), 
( a ) after sub - clause (i) the following sub-clause shall be inserted, namely : 
" (ii) where, in the case of an individual rasident in India , his total income 
( A ) does not exceed Rs. 1, 20 ,000 ; 

(B ) doos not include incomc chargeable to income tax under the head 
" Profits and gains of business or profossion " ; and 


THE GAZETIE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


( PART IISec ., 360 ) ] 


T 


OPPLARI 
PUCCI - - - - VI - 


ILT 


(C ) does not include any brought forward or carried forward loss or allowance except under the head “ Income 

from house property " . 
be in Form No. 2A and be verified in the manner indicated therein : 
Provided that for assessment year 1994 - 95 the assessce to whom this sub -clause applies shall also have the op 

tion o iling the return in Form No. 3 . 
(b ) in sub -iulo (111 ) after the brackets and words " Profits and gains of businoss or profession " , the words, 

brackets and letters and the case does not fall under sub -clause ( ii )" shail be inserted . 
( ii) in Appendix II, attor Form No. 2 , the following Form shall be inserted , namely :- - 


FORM NO . 2A 

ITS 2A 
[See rule 12 ( 1)(b )( ii) ana Income-tax Act, 1961 ) 
This return form is meant for individual resident in India who fulfills all tho following conditions : 

(a ) There is not income from business or profession 

(b ) The.cis no brought forward or caiiied forward loss/ alowauce under any head of incomo except from house 
property 

(c) The total income does not exceed Rs. 1, 20 ,000 
Please go through the accompanying instructions carefully 

Part I - General Information 


- - 


- 


- 


1. Assessment Year 111991 | 1911 
3 . Date of Birth ODD0000000 


2 . PAN /GIR No. 00000000000000 
4 . Ward /Circle /Special Range. 


- - 


- 


5. If revised return , date of filing original return 

I and receipt ao . 
6 . Name (Surname First) DOO0DDDDDDDD0000ODO000000DAQ000 

DO0Q00000000000000000000QIQODIO 
7. Office Address . DOD0000000000000000000000000000 

DOODUDODODDODDODDODODODDDDD 

ODODD000OOOOOOOOOOOOTolophoneCD0000 
8 . Residential Address. 0000000000000000000000000000000 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 
00000000000000000000000000QQ000 

DDDDDDDDDDDD00000000Tolophone 000000 
9 . Fathor s Name 00000000QD0D0000000000000000000 
( Surname first) QODDODODOQQ0000000000000000OOOO 

Part- II- Statomont of Income 
A . Salaries (Enclose certificate in form no . 16 from omployer ) 

1, Gross Salary ( including taxable allowances , perquisites and profits in lieu of salary ) 
2 Less : Doductions us 16 ( Standard deduction /entertainmeot allowanco / profession tax ) T 
3. Income under the head " Salaries” (1 - - 2) 
House Property 
1 . Description of Property (ies) 
2 . Annual lettable value/annual rent (whichever is higher) 
3. Less : Municipal taxes & allowances for cwly constructed residontial units 1 /6- 23 
4 . Deductions u /s 24 including carried forward losses. 
5 . Loss / Lucome uncor the head " Income from Houso proporty " (2 - 3 - 4 ) 
Capital Gains. 
1 . Short term capital gains 


B . 


2 . Long term capital gains 
3 . Incopre under the head " Capital Gains " (1 + 2 ) 


[M 


Hỷ - 


3 ( ii- 1 


FRET 


79110 


CHOTTU 


D . Income from other sources 

1. Gross income 
2. Deductions 


I 


- - - 


3. Loss /Income under the head " Income from other sources " (1 - 2 ) 


* 7 


F . Gross total incomo (A3 + BS + C3 + D3) 
F . 1. Name of the porson , if any , whose income has been included in terins of Chapter V in the computation 
of total i come 
(Surname first) OGOO00000000000000000000000000 

000000000000000000000000000000 
2. Income included in items B to D . 
G . Less : Deductions under Chapter YIA 

1 . m/s. . .. . .. . .. . .. . .. .. . . 
2 . u /s . . . . . 
3. u /s . 
4 . u /s . . . . . . 

5. Total (1 + 2 + 3 + 4 ) 
H . Total incomo 
I. Net agricultural income for rate purposes . 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


Part III - Statement of Taxos 


A . Tax on total income 

1. At normal rates 

2 . At special rates 
B . Less: Rebato u /s /88 /88B 
C . Tax payablo, including surcharge, if any (A - B - Surcharge ) 
» . Less : Relief u /s 89 /90 / 91 
E . Net tax payable ( C - - D ) 
F . Less : Tax paid during the year ( Attach tax deduction cortificates and challans ) 

1 . Tax deducted at source from 

(a ) Salaries 

(b ) Any other source 
2 . Advance tax paid 

3. Total tax paid 
G . Balance tax payablo ( E - F ) 
H . Add : Interest payable a /s 234A /234B /234C 
I, Total (G + H ) 
J. Less : Self assessment tax paid (Attach challan ) 
K . Tax / Interest payalhe or refund due (I . )) 

- - - 

Part IV -Income clained exempt (Givo Details) 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


- 


-- - 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- - 


- 


- - - - 


- - - - - 


- 


- 


- 


THR GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PARI II - SBC . 3 ( 1) ] 


id 


. 


Ne 


Part V - Documents attached 


- 


- - - 


State the number and nature of documents attached . 


- - - - - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


VERIFICATION 

... .. .. . .. (Nane in full and blcok letters), son /daughter 
of . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . solemnly declare that, to tho- best of my knowledge and belief , 
the information given in this return and the annexures and statements accompanying it is correct, complete and 
truly stated and is in accordance with the provisions of Income-tax Act , 1961 , in respect of income chargeable to 
Income tax for the previous year relevant to assessment year, 1999 . 
Date 0000000DONO 
Place - - - 

Signature 


(No. 9544 / F .No. 142 /26 / 94 - TPL ] 
AKHILESH PRASAD , Director ( TPL ) 


Printed by -the -Managti , Govt. of India Prose, Ring Road , Maya Puri, New Delhi- 110064 

and Publishod by the Controller of Publications , Delhi- 110054, 1994 


